निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 फाल्गुन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 239) पटना, वृहस्पतिवार 15 मार्च 2018 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

15 मार्च 2018 
सं0 बी1 - 3 - 19 / 2018 - 19 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा - 67 के उपबंधों के अनुसरण 
में बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2018 के अवसर पर 205 - भभुआ एवं 216- जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन परिणाम 
की घोषणा से संबंधित प्ररूप - 21घ, जिसमें बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम दिये गये हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सोहन कुमार ठाकुर, 

अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 मार्च 2018 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
( कानूनी नियम और आदेश ) 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए ) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
205 – भभुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा - 66 में अन्तर्विष्ट 
उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि 

रीकी रानी पाण्डेय, ग्राम भगवानपुर , पोस्ट - भगवानपुर, थाना भगवानपुर, जिला - कैमूर [ जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े की 
गई हैं ।] 

उस सदन में , श्री आनन्द भूषण पाण्डेय की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं । 
स्थान - कैमूर 
तारीख – 14. 03 .2018 

( ह० ) अस्पष्ट, 

निर्वाची पदाधिकारी, 

205 – भभुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र । 
Conduct of Elections Rules, 1961 
(Statutory Rules and Order ) 

FORM 21D 

( See rule 64 ) 
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act, 1951 . 

Election to the Legislative Assembly of Bihar from 205 - Bhabua Assembly 
Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Rinki 
Rani Pandey, Village Bhagwanpur, P .O . Bhagwanpur , P . S . Bhagwanpur, District Kaimur 
[ sponsored by Bharatiya Janata Party ] has been duly elected to fill the vacancy cause in that house 
by the death of Sri Anand Bhushan Pandey . 
Place : Kaimur 

Sd ./- Illegible , 
Date : 14. 03 . 2018 

Returning Officer, 

205 -Bhabua Assembly Constituency . 
निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 
( कानूनी नियम और आदेश ) 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए ) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

216 - जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में अन्तर्विष्ट 
उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि 

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव , मु० - देवरिया, पोस्ट + थाना + जिला - जहानाबाद [ जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े 
किए गए हैं ।] 

उस सदन में , श्री मुंद्रिका सिंह यादव की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान - जहानाबाद 
तारीख – 14. 03.2018 

( ह०) अस्पष्ट , 

निर्वाची पदाधिकारी, 
216 - जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र । 


faar 


€ (3TKTETU ) , 15 418 2018 


Conduct of Elections Rules, 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 21D 

(See rule 64 ) 
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act, 1951. 

Election to the Legislative Assembly of Bihar from 216 - Jehanabad Assembly 
Constituency. 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Sri 
Kumar Krishna Mohan Alias Suday Yadav , Mo-Devariya , P . O . P . S . + Dist- Jehanabad 
[ sponsored by Rashtriya Janata Dal ] has been duly elected to fill the vacancy cause in that house 
by the death of SriMundrika Singh Yadav. 
Place : Jehanabad 

Sd ./ - Illegible 
Date : 14 .03.2018 

Returning Officer, 
216 - Jehanabad Assembly Constituency. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TGT (3RITETTU ) 239 -571 + 50 - stoctonton 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


